रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO D . L - 33004/ 99 


सयपेयजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART I - Section 34 Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 904 ] 
No. 904 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14 , 2001 / अग्रहायण 23 , 1923 
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER14, 2001/ AGRAHAYANA 23, 1923 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर , 2001 

( आयकर ) 
का. आ . 1221( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 80एल की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 ( 1964 का 10 ) 
की धारा 3 के अधीन एक निगम है , द्वारा फ्लेक्सी बाण्ड्स - 10 श्रृंखला ( 2001 - बी ) में बाण्डों के अपने सार्वजनिक निर्गम में जारी किए गए 
निम्नलिखित ऋणपत्रों को बंधपत्र की प्रकृति में विनिर्दिष्ट करती है , नामश : 

( i ) प्रत्येक 5000/ - रु. के अंकित मूल्य के वार्षिक ब्याज विकल्प हेतु 142964 से 174903 तक की विशिष्ट संख्या वाले एवं अर्द्ध 

वार्षिक व्याज विकल्प हेतु 174904 से 183207 तक से 185310 की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित 

आय बंध पत्र ; 
( i ) प्रत्येक 5000 / - रु. के अंकित मूल्य के 313735 से 314282 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकासबैंक ग्रोइंग 

ब्याज बंधपत्र ; तथा 
( iii ) प्रत्येक 5000/ - रु. के अंकित मूल्य के विकल्प क हेतु 1001539 से 1011080 तक की विशिष्ट संख्या वाले तथा विकल्प ख के 
लिए 1463926 से 1470491 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर ( कर - बचत ) बंधपत्र । 

[ अधिसूचना सं . 367/ 2001 / फा. सं . 178 / 9/ 2001 - आयकर नि . -I ] 

आई. पी . एस . बिन्द्रा, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th December , 2001 

(Income-tar) 
S .O . 1221( E ). - In exercise of the powers conferred by clause ( ii) of sub -section (1) of section 80L of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Governmenthereby specifies the following debcntures , in the nature of 
bonds, namely :---- 


3845 GI/ 2001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC. 3 (ii )] 


(i) the Industrial Development Bank of India Regular IncomeBond bearing distinctive numbers from 142964 

to 174903 for annual interest option and numbers 174904 to 183207 10 185310 for semi animual interest 

option of the face value of Rs. 5 ,000 /- each ; 
( ii) the Industrial Development Bank of India Growing Intcrest Bond bcaring distinctive numbers from 313735 

10 314282 of the face value of Rs. 5, 000 /- each ; and 
(iii ) the Industrial Development Bank of India Infrastructure ( Tax -saving) Bondsbearing distinctive numbers 

from 1001539 to 1011080 for Option A and numbers 1463926 to 1470491 for Option B of the face value 

Rs. 5, 000/ - each, 
issued by the Industrial Development Bank of India,Mumbai, a Corporation established under Section 3 of the Industrial 
Development Bank of India Act, 1964 ( 10 of 1964 ) in its public issue ofbonds in Flexibonds- 10) series (2001- B ), for the 
purposes of the said clause. 

INotification No. 367/ 2001/ F No. 178/ 9/ 2001 -ITA-II 


J.P . S . BINDRA , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2001 

( आयकर ) 
का . आ . 1222 ( अ ). -- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 80एल की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 ( 1964 का 10 ) 
की धारा 3 के अधीन एक निगम है, द्वारा फ्लेक्सी बाण्ड्स - 10 श्रृंखला ( 2001 - बी ) में बाण्डों के अपने सार्वजनिक निर्गम में जारी किए गए 
निम्नलिखित ऋणपत्रों को बंधपत्र की प्रकृति में विनिर्दिष्ट करती है, नामश : 

( i) प्रत्येक 5000/ - रु. के अंकित मूल्य के वार्षिक व्याज विकल्प हेतु 000001 से 142963 तक की विशिष्ट संख्या वाले एवं अर्द्धवार्षिक ब्याज 

विकल्प हेतु 174904 से 183206 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र; 
( ii ) प्रत्येक 5000/ - रु. के अंकित मूल्य के 300001 से 313734 सक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ग्रोइंग 

ब्याज बंधपत्र तथा 
( ii ) प्रत्येक 5000/ - रु. के अंकित मूल्य के विकल्प क हेतु 500001 से 1001538 तक की विशिष्ट संख्या वाले तथा विकल्प ख के 

लिए 1011081 से 1463925 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर ( कर बचत ) बंधपत्र । 


[ अधिसूचना सं. 368/ 2001 / फा , सं . 178/ 9/ 2001 - आयकर नि .- I ] 


आई. पी . एस. बिन्द्रा, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th December, 2001 

(Income-tax ) 
S . O . 1222 (E ).-- - In exercise of the powers conferred by clausc (ii) of sub -section ( 1) of Section 80L of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following debentures, in the nature of bonds , 
namely : 

(1) the IndustrialDevelopinent Bank of India Regular Income Bond bearing distinctive numbers from 000001 

10 142963 for annual interest option and numbers 174904 to 183206 for semi- annual intcrest option of the 

Cace value of Rs. 5 ,000 /- cach ; 
( ii) the Industrial Development Bank of India Growing Interest Bond bearing distinctive numbers from 300001 

to 313734 of the face value of Rs. 5 ,000 /- each ; and 
(1 ) the Industrial Development Bank of India Infrastructure ( Tax-saving) Bondsbearing distinctivenumbers 

trom 500001 10 1001538 for Option A and numbers 1011081 to 1463925 for Option B of the face value of 

Rs. 5, 000/- each, 
issued by the IndustrialDevelopment Bank of India ,Mumbai, a Corporation established under Section 3 of the Industrial 
Development Bank of India Act , 1964 (10 of 1964 ) in its public issue of bonds in Flexibonds-10 serics ( 2001 - B ), for the 
purposes of the said clause . 

[ Notification No. 368/ 2001/FNo . 178 / 9/ 2001-ITA-I] 


L.P.S. BINDRA, Under Secy. 


Printed by the Manayer, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


